रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L .-33004 / 99 


M 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग 1 - खण्ड 1 
PARTI - Section 1 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 291 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , जनवरी 21 , 2010 / माघ 1 . 1931 
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 21 , 2010 /MAGHA 1 , 1931 


No. 291 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 


( वाणिज्य विभाग ) 


( विदेश व्यापार महानिदेशालय ) 

सार्वजनिक सूचना 
नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2010 

सं . 35 ( आर.ई. 2010 ) / 2009 - 2014 
विषय :-सिओन ग - 23 और ग- 2046 में संशोधन / शुद्धियाँ । 

फा . सं. 01 / 81/ 162 / 259 / ए एम 08 / डी ई एस - 2.-विदेश व्यापार नीति , 2004 - 2009 के पैराग्राफ 2.4 और प्रक्रिया पुस्तक , 
( खण्ड - 1 ) के पैरा 1.1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक , विदेश व्यापार, एतद्द्वारा , समय - समय पर यथासंशोधित प्रक्रिया 
पुस्तक ( खण्ड -2 ) 2009 - 2014 में निम्नलिखित संशोधन/ शुद्धियाँ करते हैं । 


2. समय - समय पर यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक ( खण्ड - 2 ) 2009 - 2014 में यथा निहित मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्डों 
(सिओन ) के विवरण में इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक " क " और " ख " में यथा निर्दिष्ट उपयुक्त स्थलों पर संशोधन शुद्धियाँ की गई हैं । 


इसे लोकहित में जारी किया जाता है । 


आर. एस . गुजराल , महानिदेशक विदेश व्यापार 


266 GI/ 2010 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART ] 


SEC . I] 


अनुलग्नक " क " 


इंजीनियरिंग उत्पाद 
संशोधन / शुद्धियाँ / परिवर्तन 


क्रम सं. ग - 23 पर सिओन 
क्रम सं. निर्यात मद 


मात्रा 


आयात मद 


मात्रा 


ग -23 


1 . एल्युमीनियम स्क्रेप 


किग्रा. 


एल्युमीनियम इन्गॉट्स 
2. पी . टी . एफ .ई. नॉन -स्टिक 
कोटिंग मेटीरियल 


एल्युमीनियम के 
बर्तन सीलिकॉन और 
या पी. टी. एफ . ई. बेस 
( नॉन स्टिक ) के रूप 
में इंटीरियर पी. टी .एफ . ई. 
कोटिंग और एक्सटीरियर 
कोटिंग मैटीरियल सहित , 
हैण्डल सहितारहित 
( पी . टी . एफ . ई. नान स्टिक 

कोटिंग की 40 माइक्रॉन 
मोटाई से कम हो ) 


निर्यात उत्पाद में एल्युमीनियम 

का 1 . 15 किग्रा./किग्रा. अंश 
निर्यात उत्पाद में एल्युमीनियम 

का 1 .10 किग्रा./किग्रा. अंश 
इन्टरनल कोटिंग क्षेत्र का 0.128 
ली / वर्ग मी. 
एक्सटरनल कोटिंग क्षेत्र का (0.128 
ली / वर्ग मी . 


3 . हाई- टैम्प रेजिस्टैन्स कोटिंग 
मैटीरियल सिलिकॉन और/ या 
पी . टी . एफ .ई. बेस के रूप में 
4. बेकलाइट मोल्डिंग पाउडर 


निर्यात उत्पाद में 1. 05 किग्रा./किग्रा. अंश 


टिप्पणी : - 1. मद सं. 4 की अनुमति तभी दी जाएगी यदि बैकलाइट हैंडल के साथ निर्यात किया जाता है 


2. मद सं. 3 की अनुमति तभी दी जाएगी यदि निर्यात उत्पाद पेंट किया गया है । 


अनुलग्नक " ख " 


इंजीनियरिंग उत्पाद 
संशोधन / शुद्धियाँ /परिवर्तन 


क्रम सं. ग - 2046 पर सिओन 
क्रम सं . निर्यात मद 


मात्रा 


आयात मद 


मात्रा 


ग- 2046 एल्युमीनियम के नॉन स्टिक1 1 . एल्युमीनियम स्क्रेप 

निर्यात उत्पाद में एल्युमीनियम 
बर्तन सीलिकॉन और किग्रा. 

या . 

का 1. 15 किग्रा. किग्रा. अंश 
या पी. टी . एफ . ई. बेस एल्युमीनियम इन्गॉट्स 

निर्यात उत्पाद में एल्युमीनियम 
( नॉन स्टिक ) के रूप 

या 

का 1. 10 किग्रा./किग्रा. अंश 
में 40 माइक्रान एल्युमीनियम सर्कल्स 

निर्यात उत्पाद में एल्युमीनियम 
और एक्सटीरियर 

या 

का 1 . 07 किग्रा./किग्रा. अंश 
कोटिंग मैटीरियल 

अनकोटेड एल्युमीनियम के बर्तन निवल से निवल आधार पर 
की इन्टीरियर थ्री 2. पी . टी . एफ .ई. नॉन -स्टिक 

इन्टरनल कोटिंग क्षेत्र की (0.403 
लेयर पी . टी. एफ .ई. कोटिंग मैटीरियल 

ली / वर्ग मी. 
कोटिंग हैण्डल सहित / 

3. सिलिकॉन और/ या पी. टी. एफ . ई. एक्सटरनल कोटिंग क्षेत्र की (0.128 
रहित 

बेस के रूप में हाई टेम्परेचर रेजिस्टैन्ट्स ली / वर्ग मी . 
कोटिंग मैटीरियल 
4. बैकलाइट मोल्डिंग पाउडर 

निर्यात उत्पाद में एल्यूमीनियम का 

1 . 05 किग्रा./किग्रा. अंश 
5. स्टेनलेस स्टील हैण्डल्स 

निवल से निवल 
6. एल्युमीनियम रिवेट्स 

निवल से निवल 
टिप्पणी : - 1 . मद सं. 3 अनुमत होगी यदि निर्यात उत्पाद पेंट किया गया है । 

2. मद सं. 4 अनुमत होगी यदि बैकलाइट हैंडल के साथ निर्यात किया जाता है । 
3. मद सं. 5 अनुमत होगी यदि स्टेनलेस स्टील हैंडल के साथ निर्यात किया जाता है । 


[ ATT I - GºC 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce) 
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE ) 

PUBLIC NOTICE 
New Delhi, the 21st January, 2010 

No. 35 (RE : 2010 )/2009 -2014 
Subject : Amendments /corrections in SION C -23 and C -2046. 

F. No. 01/81/162/259/AM 08 /DES- IL.- - In exercise of the powers conferred under Paragraph 2.4 of the Foreign Trade 
Policy , 2004 -09 and Paragraph 1.1 of the Handbook of Procedures ( Vol. 1), the Director General ofForeign Trade hereby 
makes the following amendments /corrections in the Handbook of Procedures (Vol. 2 ), 2009 -2014 as amended from time to 
time. 

2. In the statement of Standard Input Output Norms (SION ) as contained in the Handbook of Procedures (Vol. 2 ), 
2009 - 2014 as amended from time to time, amendments /corrections at appropriate places as mentioned in ANNEXURE " A " 
and ANNEXURE “ B ” to this Public Notice are made. 
This issues in public interest. 

R .S . GUJRAL, Director General of Foreign Trade 


ANNEXURE “ A ” 


ENGINEERING PRODUCTS 
AMENDMENTS/CORRECTIONS/MODIFICATION 


SION at Sl. No. C - 23 


( -23 


1 kg . 


1. Aluminium Scrap 

OR 


Aluminiuin Utensils with interior PTFE 
Coating and Exterior Coating material 
as Silicon and or PTFE base (Non Stick ) 
with /without handle (less than 40 micron 
thickness ofPTFE Non - Stick Coating ) 


Aluminium ingots 


1 . 15 kgs./kg. 
Content ofAluminium 
in the export product 
1. 10 kgs./kg. 
Content of Aluminium 
in the export product 
0 .128 Ltr . sq .mtr. of 
internal coating area 
0 . 128 Ltr ./sq .mtr . of 
external coating area 


2 . PTFE Non - Stick 
Coating material 
3 . High Temp. 
Resistance Coating 
material as Silicon 
and/or PTFE Base 
4 . Bakelite Moulding 
Powder 


1.05 kgs./kg .vontent 
in the export toduct 


Note : 


1. Item No. 4 to be allowed only if exported with Bakelite Handle. 
2 . Item No. 3 will be allowed only if export product is painted . 


ANNEXURE “ B ” 


ENGINEERING PRODUCTS 
AMENDMENTS /CORRECTIONS/MODIFICATION 


SION at Sl. No. C -2046 


3 


C -2046 


1. Aluminium Scrap 

OR 


Aluminium Non -stick Utensils with interior 1 kg. 
Three Layer PTFE Coating of 40 micron 
and Exterior Coating material as Silicon and 
or PTFE base (Non Stick ) with /without 
handle 


Aluminium ingots 

OR 


1.15 kgs./kg . 
Contentof Aluminium 
in the export product 
1.10 kgs./kg 
Content of Aluminium 
in the export product 
1.07 kgs./kg . . 


Aluminium Circles 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part |--- Sec . 1 ] 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


OR 


Content ofAluminium 
in the cxport product 
Net to net basis 


0 .403 Ltr./ sq .mtr. of 
internalcoating area 
0 . 128 Ltr ./sq mtr . of 
external coating arca 


Uncoated Aluminium 
Utensils 
2.PTFE Non -Slick 
Coating material 
3 . High Temp. 
Resistance Coating 
material as Silicon 
and /or PTFE Basc 
4 . Bakelite Moulding 
Powder 
5 . Stainless Steel 
Handles 
6 . Aluminium Rivets 


1. 05 kgs./kg. content 
in the export product 
Net to net 


Net to net 


Note : 


1. Item No. 3 will be allowed only if export product is painted . 
2. Item No. 4 will be allowed if exported with Bakelite Handle. 
3 . Item No. 5 will be allowed only if exported with Stainless Steel Handles. 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110004 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054. 


